सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 553 


राँची, रविवार , । 


7 अगस्त, 2017 (ई०) 


उघोग खान एवं भूतत्व विभाग 
मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख प्रारूप 


25 जुलाई, 2017 


विषय- वृहत खनिज की नीलामी हेतु मिनरल ब्लॉक का DGPS एवं Total Station से Survey एवं 

Demarcation हेतु सर्वश्री मेकॉन लि . का मनोनयन के आधार पर सम्पादित प्रथम चरण के कार्यों की 
घटनोत्तर स्वीकृति एवं द्वितीय चरण हेतु अंतरिम अवधि के लिए Transaction Advisor कार्य हेतु 
नियुक्ति के संबंध में । 


संख्या - भूनि अन्वे० - 45 / 2016 - 953/एम०,-- खनिज ( नीलामी ) नियमावली, 2015 के तहत 
खनन ब्लॉकों की नीलामी हेतु खान मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - F. No. 16/129/ 2015- M -IV , 
दिनांक 7 सितम्बर , 2015 के द्वारा सर्वश्री मेकॉन लि . को खनिज ब्लॉकों का DGPS एवं Total 
Station Survey हेतु मनोनयन के आधार पर प्रथम चरण के लिए चयन किया गया है । 


2; सर्वश्री मेकॉन लि . के खनिज ब्लॉकों का DGPS एवं Total Station Survey Demarcation कार्य 
के प्रथम चरण के चयन पर मुख्य (विभागीय ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है एवं पत्रांक - 1479, दिनांक 
30 सितम्बर, 2015 के माध्यम से खान मंत्रालय , भारत सरकार को संसूचित किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) रविवार , 7 अगस्त , 2017 
3; खान मंत्रालय , भारत सरकार के Contract No. 11. MG.DD. 21387/ 21395 , Dated 
31 March, 2016 के आलोक में सर्वश्री मेकॉन लि०, रॉची को Mineral Blocks का Demarcation 
एवं DGPS and Total Station Survey के लिए प्रति ब्लॉक रूपये 5 ,00 , 000. 00 /- (पॉच लाख ) भुगतान 
करने का प्रावधान है एवं Fixed Fee Component of DGPS Survey के लिए रूपये 62 ,000/- ( बासठ 
हजार ) रूपये देय होगा | शेष कार्य हेतु Contract में राशि वर्णित है । ( Contract की प्रति संलग्न , 
अनुलग्नक - क ) । 


4; खान मंत्रालय , भारत सरकार के Contract No . 11. MG. DD .21387/ 21395 , Dated 
31 March, 2016 के द्वारा सर्वश्री मेकॉन लि० को Transaction Advisor Services हेतु प्रथम नीलामी 
हेतु प्रथम नीलामी के लिए 13.00 ( तेरह ) लाख प्रति ब्लॉक एवं पुनर्निविदा हेतु 6.00 ( छ ) लाख रूपये 
भुगतान किया जाना है । प्रथम चरण के नीलामी के लिए राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा 
एवं बाद में नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि से उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा भारत 
सरकार को किया जाएगा । ( Contract की प्रति संलग्न , अनुलग्नक - क ) । 
5 ; सर्वश्री मेकॉन लि . द्वारा प्रथम चरण में सम्पादित सभी कार्यों का निष्पादन पर घटनोत्तर 
स्वीकृति एवं दूसरे चरण के लिए खनिज ब्लॉक के नीलामी हेतु Transaction Advisor के रूप में सेवा 
प्रदान करने हेतु निविदा के माध्यम से एजेन्सी चयन हेतु अंतिम निर्णय लिए जाने तक की अंतरिम 
अवधि के लिए सर्वश्री मेकॉन लि० , रॉची का चयन नामांकन के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है । 


6; अतएव झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम - 235 को शिथिल करते हए उक्त नियम -245 के 
प्रावधानों के अन्तर्गत सर्वश्री मेकॉन लि०, रॉची दवारा मनोनयन के आधार पर खनिज ब्लॉकों के 
नीलामी हेतु DGPS Survey , Total Station Demarcation तथा Transaction Advisor Services के लिए 
कृत कार्य पर घटनोत्तर स्वीकृति एवं Transaction Advisor Services के प्रस्तावित कार्य पर खान 
मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन प्रार्थित है । 


7 ; 


प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
प्रस्ताव पर मुख्य ( विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


सुनील कुमार वर्णवाल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 553 -- 50 


